PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 21, 1975 (MÁGĦA 7, 1896 SÅKA) 


85 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


( 


दिनांक 10/13 जनवरी , 1975 
क्रमांक 2418 -ज ( 1 ) -74/943.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( i) तथा 3 ( i) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तया राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव तहसील 


वार्षिक राशि 


फसल/ वर्ष जबसे 
जागीर दी जानी है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


अम्बाला 


श्रीमति नानकी देवी , विधवा पंजलासा 
श्री लाल चन्द 


नारायणगढ़ रबी , 1973 


150 


बरारा 


अम्बाला 


N 


१ 


श्री कथ्था सिंह, पुत्र 
श्री बाल सिंह 


रबी, 1973 


150 


3 


श्री मेला सिंह , 


पुत्र श्री 


बसंतपुर 


रबी , 1974 


150 


धरम सिंह 


क्रमांक 1823 -ज ( II )-74/1042.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है तथा उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरिसागा राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फ़ासल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रोहतक 


श्री बहादर सिंह, पुत्र 
श्री उदमी राम 


गुगोड 


झज्जर 


रबी , 1969 से रबी , 


1970 तक 


100 


150 


2 


श्री माय राम , पुत्र श्री फसा 


नठेड़ा 


खरीफ, 1970 से 
रंबी , 1969 से रबी , 
1970 तक 


100 


खरीफ़ , 1970 से 


150 


86 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 21 , 1975 (MAGHA 1, 1896 SAKA ) 


[PARTI 


Jad 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


3 


रोहतक 


देवी , 


बाबोधा कलां 


बहादुरगढ़ 


श्रीमती 
विधवा श्री जगलाल 


100 


150 


झज्जर 


श्रीमती छन्नो देवी , विधवा 
श्री पिरथी सिंह 


बेडी 
हुशदारपुर 


रबी, 1969 से 

रबी , 1970 तक 
बरीफ , 1970 से 
रबी , 1969 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी, 1969 से 
रबी, 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


N 


150 


5 


श्री गजे सिंह, पुत्र श्री गोपाल भातनहेल 
सिंह 


150 


6 


पुत्र 


भापडोदा 


100 


श्री रतन सिंह , 
श्री चुनी लाल 


मा 


रबी , 1969 से 
रबी , 1970 तक 
बरीफ , 1970 से 


150 


7 


মেগ 


" 


श्री 

ब्रहमा नन्द, पुन 
श्री गणेशी राम 


रबी , 1969 से 
रवी, 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


8 


शाडली 


रवी , 


श्रीमती सूरजां देवी , विधवा 
श्री खुशी राम 


100 


1969 से 
रबी, 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी, 1973 से 


160 


CO 


श्री दरयाव सिंह, पुत्र श्री 


विरोहड 


150 


हरफूल सिंह 


10 


रबी , 1973 से 


150 


श्री ताले राम , पुश्री 
राम सिंह 


हांसदारपुर 
लु हारहेड़ी 


रबी , 1973 से 


150 


" 


प्रोमतो जरो, विद्या 
श्री श्री राम 


12 


रबी , 


1973 से 


150 


श्री रतन सिंह पुत्र श्री रामजी रिवाड़ी खेड़ा 
लाल 


दिनांक 13/14 जनवरी , 1975 
क्रमांक 2766-5 ( II ) -74/1135 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में आज तक 
हरियाणा सरकार दवारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) (iए ) तथा 3(iए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्योनाथ , पुत्र श्री उदमो राम, निवासी गांव डिघल, तहसील 
झज्जर, जिला रोहतक को रबो , 1967 से रबी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपए वार्षिक 
कीमत वाली युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2764- ज ( 11) -- 74/1146.-- श्री कुन्दन लाल , पुत्र श्री नेकी राम , निवासी गांव रोहद, तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक , की दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 की धारा 4 एवं 2 (iए) तथा (iए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष 
आदेश देते हैं कि श्री कुन्दन लाल की मुग्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 


PARI T] 


HARYANA GOVT GAZ., JAN . 21, 1975 (MAGHA 1, 1896 SAKA ) 


87 


19 2449 # r* (IV ) -67/2211, fertia 7 N 1967 दवारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती फिमों , विधवा 
श्री कुन्दन लाल के नाम खरीफ़ , 1973 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का 
प्रयोग उसे दी गई . सनद में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार , 

TTF fa TT 1 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 10th / 13th January, 1975 
No. 7241- IECD - 1-74 /231. - Shri Rati Ram Agriculture Inspector will hold the current charge of the 
Block Development and Panchayat Cfficer, Kalyat Block , temporarily in addition to his own duties without 
extra allowances till the Block Development and Panchayat Officer is posted in this Block . 

While holding the charge the aforementioned Officer shall exercise the powers of Drawing , Dis 
bursing and Controlling Officer in respect of the Kalayat Block . 

H.L. GUGNANI, Dy. Secy . 
EDUCATION DEPARTMENT 


2 


The 9th January , 1975 
No. 403- Edu .- II ( E )-75/1353.-- The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Inder Sain Ghai, 
Non -Formal Education Officer, Adult Education Department, Gurgaon as a Member of the State Board of 
Adult Education re -constituted -vide Haryana Government Education Department notification No. 1406 - Edu . 
II (6E )-74/6608 , dated 27th February , 1974 , 

KULWANT SINGH , Commissioner & Secy . 
IRRIGATION AND POWER DEPARTMENTS 

The 1st January , 1975 
No. 9946-4 PW [I- 74 /500.- In exercise of the Powers conferred by section 4 of the Nothern 
India Canal and Drainage Act, VIII of 1873, the Governor of Haryana hereby makes the following 
amendment in Haryana Government, Irrigation and Power Departments notification No. 4465-4PWII 
74/26220, dated 6th August, 1974 , namely : 

AMENDMENT 
In the said notification , in the schedule : 
(i) against serial No. 10 under column 4 for the words and siga * Bhiwani Irrigation 

Division , Bhiwani, " the words letters and sigas " Hissar Division W. J. C., Hissar " shall 

be substituted . 
( ii ) after serial No. 10 the following shall b : added 11 nely : 
" 11 Deputy Collector , Deputy Collector 

Bhiwani 
Bhiwani Irrigation 

Irrigation 
Division , Bhi wani 

Division , 
Bhiwani. 


The 9th January , 1975 


No.9488-4PWII- 74 /43613. - In exercise of the powers conferred by rule 4 - A of the Indian Electricity 
Rules 1956 and in super session of Har yana Government notification No. 7931-4PW1-74 /38601, dated the 8th 
November, 1974 and in continuation of notification No. 5832-4PW1-74 / 26089 , dated the 26th July 1974, the 
Governor of Haryana hereby appoints, with immediate effect. Shri B. M. Bansal , Assistant Engineer in the 
office of Chief Electric al Inspector Haryana as an Officer to assist the Inspector for the purposes of the Indian 
Electricity Act , 1910 and rules made thereunder, for the State of Haryana . 

P. P. CAPRIHAN , 
Commissioner and Secretaryto Government, 

Haryana 


